निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 6 सितम्बर 2011 


( स० पटना 493 ) 


पटना, मालवार , 6 सितबर 


सं0 सि०वि०नि० (स्था० ) 02 - 13 / 2005 - 561 

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग 


संकल्प 

2 सितम्बर 2011 
विषय: - कै० सुरिन्दर कुमार, विमान चालक, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सेवा से बर्खास्त ( Dismiss) करने 

के सम्बन्ध में । 

कैप्टन सुरिन्दर कुमार की नियुक्ति दिनांक 28 अप्रील 2000 को विमान चालक वायुयान संगठन,मंत्रिमण्डल 
सचिवालय विभाग , बिहार , पटना के पद पर वेतनमान 8000 - 13500 रुपये में की गई थी । श्री कुमार द्वारा दिनांक 
18 जून 2005 को हस्ताक्षरित अभ्यावेदन , जिसमें गहनाधिकार की याचना निहित थी , समर्पित किया गया । किन्तु 
उक्त आवेदन में गहनाधिकार की याचित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया । इसके लिए श्री कुमार से विभागीय 
पत्रांक 1123, दिनांक 31 अक्तूबर 2006 द्वारा स्पष्ट सूचना की मांग की गई, तथा उक्त क्रम में स्मारित भी किया 
गया । 

2. कै० कुमार से उत्तर अप्राप्त होने तथा दिनांक 18 जून 2005 से कर्त्तव्य से लागातार अनुपस्थित रहने के 
आलोक में विभागीय पत्रांक 711, दिनांक 22 अगस्त 2007 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई । तब कै० कुमार के द्वारा 
दिनांक 03 सितम्बर 2007 को फैक्स सम्वाद द्वारा उनका त्याग - पत्र समर्पित किया गया । तत्पश्चात कै० कुमार के 
विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति , अनुशासनहीनता, नियम के विरूद्ध कार्य करना आदि का आरोप - पत्र गठित करते 
हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई । उक्त क्रम में भी उत्तर प्राप्त न होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवा 
( वर्गीकरण , नियत्रंण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 1106 दिनांक 18 दिसम्बर 2007 द्वारा लिया गया, तथा विभागीय 
जाँच आयुक्त , बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. उक्त गठित आरोप - पत्र की प्रति कै० कुमार को उनके ज्ञात पता पर विभागीय पत्रांक 980, दिनांक 06 
नवम्बर 2007 द्वारा प्रेषित करते हुए पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के सापेक्ष उनका स्पष्टीकरण समर्पित 
करने का निदेश दिया गया । परन्तु निर्धारित समय सीमा समाप्ति हो जाने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं 
हुआ । इसके अलावा कै० कुमार सूचना के बावजूद विभागीय कार्यवाही के दौरान विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष 
भी उपस्थित नहीं हुए । फलस्वरूप पत्रांक 364 , दिनांक 16 मई 2008 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा जाँच 
प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया, जिसमें कै० कुमार के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाये गये । 

4. जाँच प्रतिवेदन , आरोप - पत्र एवं अन्य साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण से कै० कुमार के विरूद्ध गठित आरोप 
प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्तावित दण्ड के अन्तर्गत कै० कुमार से विभागीय 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 सितम्बर 2011 
पत्रांक 734 , दिनांक 17 सितम्बर 2008 द्वारा उनके ज्ञात पते पर जाँच प्रतिवेदन के प्रति के साथ द्वितीय कारण 
पृच्छा समर्पित करने का पत्र भेजा गया , जो बिना तामिला के वापस लौट गया । तत्पश्चात पुन: समाचार पत्रों में 
सूचना प्रकाशित की गई । परन्तु तत्पश्चात भी कै० कुमार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । 

5. तत्पश्चात विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना से प्राप्त 
परामर्श की समीक्षा के उपरांत राज्य सरकार ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 14 के तहत् कै० सुरिन्दर कुमार को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय 
लिया है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए 
तथा इसकी प्रति कै० सुरिन्दर कुमार एवं अन्य सम्बन्धित को दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उपेन्द्र कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 493- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette.bih .nic .in 


